रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


Jiitd = राज्जपतनत्र 
Che Gazette of JSndia 


सी.जी.-डी.एल.-अ.-17072023-247366 
CG-DL-E-17072023-247366 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग तर--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii) 
PART II—Section 3—Sub-section (ii) 
प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 3023] नई दिल्‍ली, सोमवार, जुलाई 17, 2023/आषाढ़ 26, 1945 
No. 3023] NEW DELHI, MONDAY, JULY 17, 2023/ASHADHA 26, 1945 

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

(वाणिज्य विभाग) 
(विदेश व्यापार महानिदेशालय) 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 23 जून, 2023 
सं. 14/2023 
विषयः- neha आयात Hal के आईटीसी (Tava) वर्गीकरण की अनुसूची-2 के परिशिष्ट 3 (स्कोमेट Ad) की श्रेणी 5ख 
संशोधन | 


का.आ. 3152(अ).---समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित 
विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 और धारा 14 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती हैः 


2. आयात और निर्यात मदों के आईटीसीएचएस वर्गीकरण की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 (स्कोमेट सूची) की श्रेणी 5ख 
को निम्नानुसार पढ़ने के लिए प्रतिस्थापित किया गया हैः 


5ख मानव रहित हवाई वाहन प्रणाली जिनमें क्रूज मिसाइल, ड्रोन, दूर से संचालित हवाई वाहन, स्वचालित प्रोग्राम बनाने में 
सक्षम वाहन, संबंधित उपकरण, प्रौद्योगिकी या सॉफ्टवेयर और विशेष रूप से डिजाइन किए गए घटक शामिल हैं: 

(क) 1 पूर्ण मानव रहित हवाई वाहन प्रणालियां (क्रूज मिसाइल प्रणाली, लक्षित ड्रोन, विशिष्ट डिलीवरी ड्रोन, एन्क्रिप्टेड / उपग्रह 
संचार वाले ड्रोन, विस्फोटक / वारहेड » इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पेलोड क्षमता वाले ड्रोन) या कोई भी संबंधित तकनीकी या सॉफ्टवेयर | 


नोट: Roa RRigal (उनको आंतिम उपयोग के निरपेक्ष) और उनकी संबंधित प्रणालियों को एफ-श्रेणी 6क004 (Je सामग्री 
सूची) को तहत वर्गीकृत किया जाएया। 


4558 GI/2023 (1) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


ii. टोही और अन्य ड्रोन सहित मानव रहित हवाई वाहन प्रणाली, दूर से संचालित हवाई वाहन और स्वचालित प्रोग्राम 
करने में सक्षम वाहन [उपरोक्त (क) में निर्दिष्ट नहीं| 


(ख) स्वतंत्र उड़ान नियंत्रण और नेविगेशन क्षमता या मानव ऑपरेटर को शामिल करने वाली प्रत्यक्ष दृष्टि सीमा से बाहर 
नियंत्रित उड़ान की क्षमता वाली, 20 लीटर से अधिक क्षमता के साथ एक एयरोसोल डिस्पेंसिंग प्रणाली / तंत्र को शामिल करने 
के लिए डिजाइन या संशोधित की गई पूर्ण मानव रहित हवाई वाहन प्रणाली है। 

तकनीकी नोटः इस ग्रविष्टि के ग्रयोजनों के लिए एक WR में SIT घटकों उप-उत्पादों या ACR के अलावा छोटे कण 
या तरल पदार्थ होते हैं. जो वातावरण में फैले हुए पे लोड के हिस्से होते हैं। 


नोट: यह ग्रविष्टि अचालित हवाई वाहनों जैसे ग्लाइडर TH हवा के TAR site को नियंत्रित नहीं करती है। 


ग. संबद्ध Aiea और ग्राउंड सपोर्ट उपकरण | 
घ समादेश और नियंत्रण के लिए संबंधित उपकरण | 
हल्के वजन वाले टर्बोजेट और टर्बोफैन इंजन (caf कंपाउंड इंजन सहित)। 


च. रैमजेट, स्क्रैमजेट, UH जेट, कंबाइंड साइकल इंजन, जिसमें दहन को नियंत्रित करने वाले उपकरण और विशेष रूप 
से डिजाइन किए गए घटक शामिल हैं। 

B. हथियारों या ares के लिए सेफिंग, आर्मिंग, फ्यूजिंग और फायरिंग मैकेनिज्म | 

ज. उत्पादन सुविधाएं और उत्पादन उपकरण जो विशेष रूप से 5ख के लिए उपकरण या सामग्री के लिए डिजाइन किए 
गए हैं। 
5ख के लिए निर्दिष्ट उपकरण, सामग्री या सॉफ्टवेयर के विकास, उत्पादन या उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी | 

a. 5ख के लिए निर्दिष्ट उपकरण या सामग्री के विकास, उत्पादन या उपयोग के लिए सॉफ्टवेयर | 
सॉफ्टवेयर जो एक से अधिक उपतंत्र के कार्य का समन्वय करता है, जो विशेष रूप से 5ख में निर्दिष्ट प्रणाली में 
उपयोग के लिए डिजाइन या संशोधित किया गया है। 

ठ. 5ख क में प्रणालियों के लिए विशेष रुप से डिजाइन की गई टर्बोप्रोप इंजन प्रणालियों और उनके लिए विशेष रूप से 
डिजाइन किए गए घटक जिनमें अधिकतम शक्ति 10 किलोवाट से अधिक हो (समुद्र स्तर की मानक स्थितियों में 
असंस्थापित किया गया), सिविल प्रमाणित इंजनों को छोड़कर | 


तकनीकी नोट: इस प्रविष्टि के gap को लिए एक टवर्बोप्रॉप इंजन प्रणाली में निम्नलिखित सभी 
शायिल & 


1. टर्बोशाफ्ट इंजन; और 


ii. प्रोपेलर को पावर ट्रांसफर करने के लिए पावर ट्रांसमिशन प्रणाली 


नोट: 5ख(क)() में निर्दिष्ट ड्रोन, दूर से संचालित हवाई वाहन और स्वचालित प्रोग्राम करने में सक्षम वाहन सहित मानव रहित 
हवाई वाहन प्रणालियां, और जो स्कोमेट श्रेणियों / उप-श्रेणियों 5ख(क)(1) और 5ख(ख), 6क 010, 8क 912 के अंतर्गत शामिल 
नहीं हैं और 25 किमी के बराबर या उससे कम की सीमा में सक्षम और 25 किलोग्राम से अधिक का भार वहन नहीं करती (इन 
वस्तुओं के सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी को छोड़कर), ड्रोन नीति के निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकार पत्र (जीएईडी) नीति के 
तहत सामान्य लाइसेंसिंग प्रक्रिया के अधीन होगा। 


इस अधिसूचना का प्रभाव: आयात और निर्यात मदों के आईटीसीएचएस वर्गीकरण की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 (स्कोमेट सूची) 
की श्रेणी 5ख, जो सभी किस्म प्रकार के ड्रोन /यूएवी के निर्यात को नियंत्रित करती है, को ड्रोन/यूएवी के निर्यात के लिए 
स्कोमेट नीति को सरल और उदार बनाने के लिए संशोधित किया गया है। 


ड्रोन /यूएवी का निर्यात fore ऊपर निर्दिष्ट श्रेणियों के तहत कवर नहीं किया गया है और 25 कि.मी. के बराबर या उससे कम 
रेंज में सक्षम है और 25 किलोग्राम से अधिक का भार वहन नहीं कर रहा है (इन वस्तुओं के सॉफ्टवेयर और तकनीक को 
छोड़कर), अब से ड्रोन के निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकार पत्र (जीएईडी) के अध्यधीन होगा। इससे जीएईडी प्राधिकार पत्र 
वाले ड्रोन निर्माताओं / निर्यातकों को पश्च रिपोर्टिंग और अन्य दस्तावेजी आवश्यकताओं के अध्यधीन वैधता अवधि के भीतर 
प्रत्येक समान निर्यात शिपमेंट के लिए स्कोमेट लाइसेंस के लिए आवेदन करने से छूट होगी। जीएईडी की विस्तृत प्रक्रिया को 
अलग से अधिसूचित किया जाएगा | 


[फा. सं. 01 / 77 / 180 /09 / एएम22 / ईसी (एस) से जारी] 


संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY 
(Department of Commerce) 
(Directorate General of Foreign Trade) 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 23rd June, 2023 
No. 14/2023 


Subject:- Amendments in Category 5B of Appendix 3 (SCOMET Items) to Schedule-2 of ITC (HS) Classification of 
Export and Import items 


S.O. 3152(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 and Section 14A of the Foreign Trade 
(Development and Regulation) Act, 1992, as amended, read with Para 1.02 and Para 2.01 of the Foreign Trade Policy 
2023, as amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendment: 


2 The Category 5B of the Appendix 3 (SCOMET List) of Schedule 2 of the ITCHS classification of Import and 
Export Items is substituted to read as under: 


5B Unmanned aerial vehicle systems including cruise missiles, drones, remotely piloted air vehicles, autonomous 
programmable vehicles, related equipment, technology or software and specially designed components therefor: 


(a) i. Complete unmanned aerial vehicle systems (including cruise missile systems, target drones, exclusive 
delivery drones, drones with encrypted/satellite communication, drones with explosive/warhead/electronic warfare 
payload capability) or any related technology or software. 


Note: Cruise missiles (regardless of their end use) and their related systems will be classified under sub-category 
6A004 (Munitions List) 


ii. Unmanned aerial vehicle systems including reconnaissance and other drones, remotely piloted air vehicles and 
autonomous programmable vehicles [not specified above at (a)] 


(b) Complete unmanned aerial vehicle systems having an autonomous flight control and navigation capability or 
capability of controlled flight out of the direct vision range involving a human operator, designed or modified to 
incorporate an aerosol dispensing system/mechanism, with a capacity greater than 20 liters. 


Technical Note: For the purposes of this entry, an aerosol consists of particulate or liquids other than fuel 
components, by-products or additives, as part of the payload to be dispersed in the atmosphere. 


Note: This entry does not control unpowered airborne vehicles such as gliders, hot air balloons etc. 
c. Associated launchers and ground support equipment; 

d. Related equipment for command and control. 

e. Light weight Turbojet and turbofan engines (including turbo compound engines). 


f. Ramjet, Scramjet, pulse jet, combined cycle engines, including devices to regulate combustion, and specially 
designed components. 


g. Safing, arming, fusing and firing mechanisms for weapons or warhead. 

h. Production facilities and Production equipment specially designed for equipment or materials for 5B. 

i. Technology, for the development, production or use of equipment, materials or software specified for 58. 
j. Software, for the development, production or use of equipment or materials specified for 5B. 


k. Software which coordinates the function of more than one subsystem, specially designed or modified for use in the 
systems specified in 5B. 


1. Turboprop engine systems’ specially designed for the systems in 5B.a, and specially designed components therefor, 
having a maximum power greater than 10 kW (achieved uninstalled at sea level standard conditions), excluding civil 
certified engines. 


Technical Note: For the purposes of this entry, a turboprop engine system” incorporates all of the following: 
i. Turboshaft engine; and 
ii. Power transmission system to transfer the power to a propeller 


Note: Unmanned aerial vehicle systems including drones, remotely piloted air vehicles and autonomous 
programmable vehicles specified at 5B(a)(ii), and not covered under SCOMET Categories/sub-categories 


4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


5B(a)(i) & 5B(b), 64010, 8A912, and capable of range equal to or less than 25 km and delivering a payload of 
not more than 25 kgs (excluding the software and technology of these items), will be subject to the General 
Licensing procedure under General Authorisation for Export of Drones(GAED) policy. 


Effect of this Notification:The Category 5B of the Appendix 3 (SCOMET List) of Schedule 2 of the ITCHS 
classification of Import and Export Items that controlled the export of all kinds/types of drones/UAVs is amended to 
simplify and liberalize the SCOMET policy for export of Drones/UAVs. 


The export of Drones/UAVs not covered under the specified categories above and capable of range equal to or less 
than 25 km and delivering a payload of not more than 25 kgs (excluding the software and technology of these items), 
will now be subject to General Authorisation for Export of Drones (GAED). This will exempt Drone 
Manufacturers/Exporters with GAED Authorisation from applying for SCOMET license for every similar export 
shipment, within the validity period subject to post reporting and other documentary requirements. The detailed 
procedure of GAED to be notified separately. 


[F. No. 01/77/180/09/AM22/EC(S)] 


SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade 
Ex-officio Additional Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-1 10054. manos kumar > a 


